निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 माघ 1932 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 21 जनवरी 2011 


( सं o पटना 16 ) 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

14 जनवरी 2011 
सं 0 2 नि 0 को 0 / प्रो 0 / 33 / 2009-100 — अधिसूचना संख्या 4988, दिनांक 29 
दिसम्बर 2010 के क्रमांक 64 श्री उपेन्द्र प्रसाद के पदस्थापित विद्यालय का नाम " मनोहर 
उच्च विद्यालय बैजनाथपुर सहरसा के स्थान पर टंकण भूल से “मनोहर उच्च विद्यालय , 
सहरसा अंकित हो गया है , जिसे निम्नरुपेण संशोधित किया जाता है । 


क्रमांक शिक्षक एवं विद्यालय का नाम 
1 . 

श्री उपेन्द्र प्रसाद, 
मनोहर उच्च विद्यालय, सहरसा 


पदस्थापित विद्यालय का नाम 
मनोहर उच्च विद्यालय बैजनाथपुर, 
सहरसा 


तद्नुसार अधिसूचना संख्या 4988, दिनांक 29 दिसम्बर 2010 को इस हद तक 
संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मिसबाह बारी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 16-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


